सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 814 


13 कार्तिक , 1938 ( श० ) 
राँची , शुक्रवार , 

4 नवम्बर , 2016 ( ई० ) 


उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग 

खान निदेशालय 


अधिसूचना 
2 नवम्बर , 2016 


संख्या- ख०नि० (विविध)-51/ 2016- 2776 / एम० -- कोयला मंत्रालय , भारत सरकार के 
गजट संख्या-556, दिनांक 2 मार्च, 2016 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या- का आ० 645 
( अ), दिनांक 2 मार्च, 2014 द्वारा Colliery Control Rules , 2004 के नियम -4 के उप 
नियम-(3), (4), (5) एवं नियम - 5 , 7, 10 एवं 12 के प्रावधानों के तहत निजी 
संस्थानों/व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों को आवंटित कोल ब्लॉकों के मामले में , कोयला नियंत्रक 
को प्रदत्त शक्तियाँ, राज्य सरकार अथवा इसके द्वारा अधिसूचना के माध्यम से 
प्राधिकृत पदाधिकारी को प्रदान की गयी है । 


2- अतएव सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य स्थित कोल ब्लॉकों ( केन्द्र सरकार के सार्वजनिक 
उपक्रम के कोल ब्लॉक को छोड़कर ) के कोयला खनिज के क्वालिटी जाँच, अनुश्रवण एवं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 नवम्बर , 2016 
अन्य कार्य हेतु निदेशक, खान , अपर निदेशक, खान, उप निदेशक , खान एवं जिला/ सहायक 
खनन पदाधिकारी को अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 


3- यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त माना जाएगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुनील कुमार वर्णवाल, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 814-- 50 | 


